निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 माघ 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 96 ) पटना , शुक्रवार , 25 जनवरी 2019 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

7 अप्रैल 2017 
सं० पुस्त० - 03/17 - 3628 / वि०स० । - बिहार विधान मंडल पुस्तकालय में रक्षित पुस्तकों एवं दुर्लभ अभिलखों का 
वर्गीकरण, सूचीकरण एवं डिजिटाइजेशन आदि सहित पुस्तकालय को पूर्णतः डिजिटल पुस्तकालय बनाये जाने हेतु प्रकाशित 
निविदा पर विचार किये जाने के लिए गठित निविदा मूल्यांकन समिति में प्रबंध निदेशक बेल्ट्रान के स्थान पर श्री रवि रंजन 
साइंटिस्ट बी० एन०आइ०सी० पटना को नामित किया जाता है । 

सचिव महोदय के आदेश से , 

सुजाता मिश्रा , 
अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 96 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


